पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 60] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2023 — माघ 21, शक 1944 


राजभवन 
रायपुर 


रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2023 
क्रमांक एफ 1-3 / 2019 /रास / यू -5. - 
प्रति, 


प्रोफेसर (डॉ.) मुकेश कुमार वर्मा 

कुलपति 

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, 
ग्राम व पोस्ट-नेवई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)-491 107. 


विषय :-- कुलपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के कार्यकाल संबंधी | 


संदर्भ :- इस सचिवालय का आदेश क्रमांक एफ 1-3/2019 /रास / यू -5 दिनांक 05-10-2019 एवं विश्वविद्यालय का 
पत्र क्रमांक 95 / छगस्वावितविवि / wen. / 2022 दिनांक 19--10--2022. 


कृपया संदर्भित आदेश एवं विश्वविद्यालय के पत्र का अवलोकन करें। 


2. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 की धारा 13(2) में निहित 
प्रावधान निम्नानुसार है :- 


“कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो 
भी पहले हो, पद धारण करेगा : 

Wy उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, वह पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक कि उसका 
उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाये और वह अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में 6 
माह से अधिक नहीं होगी।” 

3. माननीय कुलधिपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई द्वारा उपरोक्त धारा 13(2) के 
प्रावधान अंतर्गत आपको कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 05.10.2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिये कुलपति, छत्तीसगढ़ 
स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के पद पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। 


हस्ता. /— 


(एम.पी. पटेल) 
उप-सचिव. 


119 
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


